रजिस्ट्री सं. डीएल--(एन) 04/0007/2003--24 


REGISTERED No. DL—{N) 04/0007/2003—24 


Witd & राज्जापत्र 


Zhe Gazette of Gndia 


SYS. -ST.Wet.-AT.-0062024-254478 
CG-DL-W-0062024-254478 


Scans h/ WEEKLY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 22] नई दिल्‍ली, शनिवार, जून I—FA 7, 2024 (FAS , 946) 
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE —JUNE 7, 2024 YAISTHA , 946) 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा ae । 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) 


विषय-सूची 


पृष्ठ सं. 


भाग [—avS-i— (Ta मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा 
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, .............. 443 
भाग [--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, 
पदोन्‍नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में 
अधिसूचनाएं. ............................-----००-५-०««+_->« 497 
भाग [--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए Paced 
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में 
अधिसूचनाएं. ...........................०--००-५-«_-_>+« ] 
भाग [--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्‍नतियों, 
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ..... 2073 


भाग तर--खण्ड----अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.............. * 
भाग [—avs-.%—afeaat, अध्यादेशों और विनियमों 

का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत US. * 
भाग पर--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर yar समितियों 

a (| * 


भाग प--खण्ड-3---उप खण्ड (i)—ART सरकार के मंत्रालयों 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और 
उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. * 

भाग त---खण्ड-3--उप खण्ड (#)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 

“आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। 

-8] GI/2024 


पृष्ठ सं. 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

आदेश और अधिसूचनाएं, ............................- * 
भाग तर--खण्ड-3-उप खण्ड (॥)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य 
स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी 
प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत 
के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित 


होते हैं) (2५६३ २७४४० दी २०० कप पक रस शव २४०० गा 0380:53७४४३४ ८५३३ ०६ * 
भाग त--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
नियम और आदेश. ...................................... ल्‍ 


भाग पा--खण्ड---उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और 

महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, 

रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध 

और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई 

STE ARTA oooh, 878 की कै न 639 
भाग पा--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई Ye sik 

डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और ter x 
भाग पा--खण्ड-3--मुख्य saa के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. ....... * 
भाग पा---खण्ड-4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन 


और नोटिस शामिल हैं. ................................. 5 
भाग Ween व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा 

जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 253 
भाग 9-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों 

को दर्शाने वाला सम्पूरक............................. * 


444 THE GAZETTE OF INDIA, JUNE |, 2024 (SYAISTHA ], 946) [Part I—Sec. ] 
CONTENTS 
Page Page 
No. No. 
Part I—Secrion |—Notifications relating to Non- (other than the Ministry of Defence) and by 
Statutory Rules, Regulations, Orders and the Central Authorities (other than the 
Resolutions issued by the Ministries of Administration of Union Territories) .... * 
the Government of India (other than the Part II—Serction 3—Sus-SEction (iii)—Authoritative 
Ministry of Defence) and by the Supreme texts in Hindi (other than such texts, 
COUPES core Gears cave sauatmmanees 443 published in Section 3 or Section 4 of the 
Part I—Section 2—Notifications regarding Gazette of India) of General Statutory Rules 
Appointments, Promotions, Leave etc. of & Statutory Orders (including Bye-laws of 
Government Officers issued by the a general character) issued by the Ministries 
Ministries of the Government of India of the Government of India (including the 
(other than the Ministry of Defence) and Ministry of Defence) and by Central 
by the Supreme Court ...................----५- 497 Authorities (other than Administration of 
Part I—Section 3—Notifications relating to Union Territories) .................-०--००-०००००००००--- * 
Resolutions and Non-Statutory Orders Part II—Section 4—Statutory Rules and Orders 
issued by the Ministry of Defence........... l issued by the Ministry of Defence .......... * 
Pane En fa 00078 regarding Part I[I—Secrion l—Notifications issued by the High 
Appointments, Promotions, Leave etc. of Courts, the Comptroller and Auditor General, 
लक जम Silicone issued bythe 205 Union Public Service Commission, the 
Ministry of Defence......... Seats casi Indian Government Railways and by 
fa TSS ECtION l—Acts, Ordinances and Attached and Subordinate Offices of the 
Regulations................ नियत * त6-2ना आठ -........::....5:.:.....50.: 639 
Part II—Serction |A—Authoritative texts in Hindi : ; ee 
language, of Acts, Ordinances and Parr III—Section 2—Notifications and Notices issued 
Regulations ही मी case अप antes * by the Patent Office, relating to Patents 
Part II—Srcrion 2—Bills and Reports of the Select Aid* DESIGNS ,,2३५४३३४७३४३२३३३३४०४% ४०४३४) ३३११३ * 
Committee on Bills .......0cccccceseeseteeetees * Parr II—Section 3—Notifications issued by or under 
Parr II—Section 3—Sus-SeEction (i)—General the authority of Chief Commissioners ...... * 
Statutory Rules (including Orders, Bye- Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications 
laws, etc. of general character) issued by the including Notifications, Orders, 
Ministry of the Government of India (other Advertisements and Notices issued by 
than the Ministry of Defence) and by the Statutory Bodies ...............---००००००-०००००००००--- 5 
Central Authoriti ther th th | | ! : 
eee ee . ee Parr [V—Advertisements and Notices issued by Private 
Administration of Union Territories) ........ * Ong ? , 
की Individuals and Private Bodies................ 2I53 
Part II—Section 3—Sus-SeEcrIon (ii)—Statutory 
Orders and Notifications issued by the Part V—Supplement showing Statistics of Births and 
Ministries of the Government of India Deaths etc. both in English and Hindi ..... * 


*Folios not received. 


भाग I—aes || भारत का राजपत्र, जून ।, 2024 (ज्येष्ठ !, 946) 445 


भाग [aus | 
[PART I—SECTION ॥] 
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] 


[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court] 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्‍ली, दिनांक 26 जनवरी 2024 


सं. 02-प्रेज/2024--भारत की राष्ट्रपति वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार प्रदान 
करने का अनुमोदन करती हैं :-- 


सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 

4. मास्टर एंथोनी वानमाविया (मरणोपरांत), मिज़ोरम 
2. सुश्री मेलोडी लालरेमरूती (मरणोपरांत), मिज़ोरम 

3. श्री सूरज आर (मरणोपरांत), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल 
उत्तम जीवन रक्षा पदक 

4. श्री साहील भीसो लाड, गोवा 

2. सुश्री काजल कुमारी, झारखण्ड 

3. श्री दावा नवीन कुमार, तेलंगाना 

4. श्री विनोद कुमार, सीमा सड़क संगठन 

5. श्री शेरा राम, रक्षा मंत्रालय 

6. श्री मुकेश कुमार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 

7. श्री नरेश कुमार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 

जीवन रक्षा पदक 

4... श्री एम० एस० अनिल कुमार, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह 
श्री जीतम परमेश्वरा राव, आंध्र प्रदेश 

श्री समरजित बसुमतारी, असम 

श्री सुदेश कुमार, चंडीगढ़ 

श्री जस्टिन जोर्ज, केरल 

श्री विल्सन, केरल 

श्री पदमा ठीनलास, लद्दाख 


श्री मोहम्मद अफ़ज़ल, लद्दाख 


oo NO aA कि ON 


श्रीमती आदिका राजाराम पाटील, महाराष्ट्र 
40. श्रीमती प्रियंका भारत काछे, महाराष्ट्र 


446 भारत का राजपत्र, जून , 2024 (ज्येष्ठ !, 946) [भाग [---खण्ड 


V4. श्रीमती सोनाली सुनिल बालोडे, महाराष्ट्र 
42. श्री मारिया माइकल ए, तमिलनाडु 
43. श्री विजयकुमार. चे, तमिलनाडु 
44. श्री नरेश जोशी, उत्तराखंड 
45. श्री अर्जुन मलिक, सीमा सड़क संगठन 
46. श्री अमित कुमार सिंह, सीमा सुरक्षा बल 
47. श्री शेर सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
48. श्री सोनू शर्मा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
49. श्री अब्दुल हमीद, रक्षा मंत्रालय 
20. श्री सुनील कुमार मिश्रा, रक्षा मंत्रालय 
24. श्री शशिकान्त कुमार, रेल मंत्रालय (आर.पी. एफ) 
एस एम समी 
अवर सचिव 


शिक्षा मंत्रालय 
(उच्चतर शिक्षा विभाग) 


नई दिल्‍ली, दिनांक 20 मई 2024 


4.0-6/2023-4.3(u)—srafs, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (समविश्वविद्यालय संस्थान), मुंबई ने यूजीसी (समविश्वविद्यालय 
संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार वाराणसी में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था 
जिसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर केंद्र शामिल होगा। 


2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 22.44.2023 के अपने पत्र सं.30-3/2023 (सीपीपी-॥/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी 
के अध्यक्ष ने आवेदन की जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया। 


3. और जबकि, समिति ने संस्थान की प्रस्तुतीकरण के बाद और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर कतिपय शर्तों के साथ होमी 
भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। 


4. और इसके अतिरिक्त जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर वाराणसी में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के 
भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को दिनांक 07.42.2023 को आशय पत्र (एलओआई) जारी 
किया: 


i. समविश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और भारतीय रेल के साथ कम से कम 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टा 
विलेख पर हस्ताक्षर करेगा क्योंकि जिस भूमि पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र और STAT भाभा कैंसर केन्द्र 
स्थित हैं, वह क्रमश: बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और भारतीय रेल की है। 


i, समविश्वविद्यालय को यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए) प्रस्तुत 
करना होगा। 


ii, समविश्वविद्यालय को वाराणसी में ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए संबद्ध नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना 
होगा। 
iv. संस्थान द्वारा प्रस्तुत दिनांक 2 नवंबर 2023 के वचन पत्र के अनुसार, यूजीसी विनियम, 2023 के अनुरूप, वाराणसी में अपने 
प्रस्तावित ऑफ-कैंपस में छात्रों की संख्या में वृद्धि करेगा। 
5. और जबकि, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के कुलपति ने दिनांक 04.03.2024 के अपने पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों 
की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया। 


6. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने दिनांक 07.05.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट स्थायी समिति 
द्वारा स्वीकार कर ली गई SI 


भाग I—ars || भारत का राजपत्र, जून , 2024 (ज्येष्ठ ], 946) 447 


7. अतः, अब, यूजीसी अधिनियम, 4956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह 
पर, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर और होमी भाभा कैंसर सेंटर को शामिल 
करते हुए एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की मंजूरी देता है। 


8. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर 
जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। 


पूर्णन्दु किशोर बेनर्जी 
संयुक्त सचिव 


448 


THE GAZETTE OF INDIA, JUNE |, 2024 (DYAISTHA I, 946) 


PRESIDENT’S SECRETARIAT 
New Delhi, the 26th January 2024 


[PART I—Sec. | 


No. l02 -Press/2024—The President of India is pleased to approve the conferment of the Jeevan Raksha Padak series 
of awards for the year 2023 on the following persons: — 


Sarvottam Jeevan Raksha Padak 


l. 
2 
3. 


Master Anthony Vanmawia (Posthumous), Mizoram 


Ms. Melody Lalremruati (Posthumous), Mizoram 


Shri Sooraj R (Posthumous), Central Reserve Police Force 


Uttam Jeevan Raksha Padak 


l. Shri Sahil Bhiso Lad, Goa 

2 Ms. Kajal Kumari, Jharkhand 

3 Shri Dava Naveen Kumar, Telangana 

4 Shri Vinod Kumar, Border Roads Organisation 

5. | Shri Shera Ram, Ministry of Defence 

6 Shri Mukesh Kumar, National Disaster Response Force 
7 Shri Naresh Kumar, National Investigation Agency 
Jeevan Raksha Padak 

l. Shri M. S. Anil Kumar, Andaman and Nicobar Islands 
2s Shri Jeetam Parameswara Rao, Andhra Pradesh 

3. Shri Samarjit Basumatary, Assam 

4... Shri Sudesh Kumar, Chandigarh 

5. Shri Justin George, Kerala 

6. Shri Wilson, Kerala 

ds Shri Padma Thinles, Ladakh 

8. Shri Mohd Afzal, Ladakh 

9. Smt. Adika Rajaram Patil, Maharashtra 

0. Smt. Priynka Bharat Kale, Maharashtra 

ll. Smt. Sonali Sunil Balode, Maharashtra 

2. Shri Maria Michael. A, Tamil Nadu 

3. Shri Vijayakumar. S, Tamil Nadu 

4. Shri Naresh Joshi, Uttarakhand 

I5. Shri Arjun Malik, Border Roads Organisation 

6. Shri Amit Kumar Singh, Border Security Force 

7. Shri Sher Singh, Central Industrial Security Force 
8. Shri Sonu Sharma, Central Industrial Security Force 
9. Shri Abdul Hameed, Ministry of Defence 

20. Shri Sunil Kumar Mishra, Ministry of Defence 

2l. Shri Shashikant Kumar, Ministry of Railways (RPF) 


S. M. SAMI 
Under Secretary 


PART I—Sec.]] THE GAZETTE OF INDIA, JUNE |, 2024 (TYAISTHA I, 946) 449 


MINISTRY OF EDUCATION 
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION) 


New Delhi, the 20th May 2024 


No. 0-6/2023-U.3(A)—Whereas, Homi Bhabha National Institute (Institution deemed to be University), Mumbai 
had uploaded its application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Varanasi consisting of Mahamana Pandit Madan 
Mohan Malviya Cancer Centre and Homi Bhabha Cancer Centre as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) 
Regulations, 2023. 


2. And whereas, UGC, vide its letter No.30-3/2023 (CPP-I/DU) dated 22..2023, informed that the Chairman, UGC 
constituted a Standing Committee to examine the application. 


3. And whereas, the Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, 
recommended for issuance of Letter of Intent (Lol) to Homi Bhabha National Institute, Mumbai with certain conditions. 


4. And further whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 07.2.2023 to 
Homi Bhabha National Institute, Mumbai for fulfillment of the following conditions within a period of 3 years before starting 
of off-campus at Varanasi: 


i. The deemed to be University shall sign a land lease agreement with Banaras Hindu University and Indian 
Railways for a period of not less than 30 years as the land where Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya 
Cancer Centre and Home Bhabha Cancer Centre are located, belongs to Banaras Hindu University and Indian 
Railways respectively. 


ii. The deemed to be University shall submit revised Memorandum of Association (MoA) in accordance with UGC 
(Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. 


ili. The deemed to be University shall obtain approval from the relevant regulatory bodies to set up off-campus 
centre at Varanasi. 


iv. The institution shall increase the number of students in its proposed off-campus at Varanasi in accordance with 
the UGC Regulations, 2023, in accordance with the undertaking dated 2" November 2023 submitted by the 
institute. 


5. And whereas, Vice Chancellor, Homi Bhabha National Institute, Mumbai vide his letter dated 04.03.2024, 
submitted compliance report in respect of fulfillment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for 
verification and further advice. 


6. And further whereas, UGC vide letter dated 0.05.2024, informed that the compliance report was accepted by the 
Standing Committee. 


7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 956, the Ministry of 
Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Homi Bhabha National Institute, Mumbai to start an off-campus 
Centre at Varanasi consisting of Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Centre and Homi Bhabha Cancer Centre. 


8. Homi Bhabha National Institute, Mumbai shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) 
of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time. 


PURNENDU KISHORE BANERJEE 
Joint Secretary 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्‍ली-440002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्‍ली-440054 द्वारा ई-प्रकाशित 
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-!0002 
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-!0054 


